रजिस्ट्री सं०डी० एल०- 33004/ 99 


REGD . NO DL - 33004/ 99 


. 


. 
. 
. 
. 


" 


सयपेयजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 
भाग II - - खण्ड 3 - उप - खण्ड (6) 
PART II - Section 3 Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


-उप- खण्ड () . 


०१ 


V 


सं . 204 ] 
No. 204 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मई 2 , 2002 / वैशाख 12 , 1924 
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2 , 2002 /VAISAKHA 12, 1924 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


श्रम मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 मई, 2002 


सा . का . नि . 321( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1981 ( 1981 का 33 ) की धारा 2 के खंड ( ख ) के 
उपखंड (ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सिनेमा कर्मकारों के पारिश्रमिक के रूप में , जहां ऐसी रकम 
मासिक रूप से संदत्त की जाती है, वहां प्रतिमास आठ हजार रुपये से अनधिक रकम या जहां ऐसी रकम एक मुश्त या किश्तों में संदत्त की जाती है , 
वहां एक लाख रुपये से अनधिक रकम विनिर्दिष्ट करती है । 


यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं. एस.-51012/ 3/93 - डब्ल्यू -II( जिल्द V ) ] 

मनोहर लाल, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 2nd May. 2002 


G . S. R. 321 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by sub -clause (ii ) of clause ( b) of Section 2 of the Cine 
Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981), the CentralGovernmenthereby specifies an amount not exceeding rupees 
eight thousand permonth where such amount is paid inonthly or an amount not exceeding one lakh rupees where it is paid 
by way of lunpsum or instalinents , as remuneration of a cine worker for the purposes of this Act 


2 . This notification shall have effect from the date of its publicatrion in the OfficialGazette . 


[ F. No. S-51012 / 3/ 93 - W. I( Vol. V)] 

MANOHAR LAL ,Jt. Secy . 


1419 GI/ 2002 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY 


PART II -- SEC. 3 (i)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 मई, 2002 


सा . का . नि . 322 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि ( संशोधन ) अधिनियम, 2001 ( 2001 का 56 ) की धारा 1 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में , जिसको उक्त 
अधिनियम प्रवृत्त होगा, नियत करती है । 


अधिनिषक 01 6200 का 5 की धाकातको 


[ फा. सं. एस - 51012/ 3/ 93 - डब्ल्यू - II ( जिल्द V ) ] 

मनोहर लाल, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd May , 2002 


G .S .R . 322 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 1 of the Cine Workers Welfare 
Fund (Amendment) Act, 2001 (56 of 2001), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notifica 
tion in the OfficialGazette , as the date on which the said Act shall come into force. 


[ F No S-51012/ 3/93 - W . II ( Vol. V) ] 

MANOHAR LAL , Jt. Sccy . 


Printed by tho Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri . New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi - 110054. 


